रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/ 97 


REGD. NO. D . L .-33004/97 


. . 


. 


मायमेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. . 


भाग || --- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART 11 - Section 3 - Sub -section (1). " 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. .. 31 / 1 ) 


सं० 173 ] 
No. 173 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मई 1, 1997 / वैशाख 11, 1919 
NEW DELHI , THURSDAY , MAY 1, 1997/NAISAKHA 11, 1919 


%3D 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि एवं सहकारिता विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1997 


सा . का . नि . 238 ( अ ). -- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम , 1962 ( 1962 का 26 ) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम , 1975 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है , यथा :-- - 


1. ( 1 ) इन नियमों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ( संशोधन ) नियम, 1997 कहा जायेगा । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नियम, 1975, नियम 3, के उप नियम (ii ) में निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा : 


" ( ii ) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय में सहकारिता का कार्यभार देखने वाले राज्यमंत्री या जब यह स्थान रिक्त है तो पशुपालन से 
संबंधित राज्य मंत्री अथवा यदि यह स्थान भी रिक्त है तो भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग में सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नामित, महापरिषद के उपाध्यक्ष होंगे । " 


[ फा . सं. एच - 11013/ 7/ 96 - आई. एंड पी . ] 

मोहन कन्दा, संयुक्त सचिव 


नोट : - मूल नियम भारत के राजपत्र में सा . का. नि . 477 दिनांक 12 - 4 - 1975 के तहत प्रकाशित किए गये थे और तत्पश्चात् सा. का . नि . 445 दिनांक 

27 - 3 - 1976, सा . का . नि . 592 दिनांक 21 - 4 - 1979 , सा. का . नि . 798 दिनांक 29 - 8 - 1981 और सा. का . नि . 485 दिनांक 9 - 11- 1996 के 
तहत उसमें संशोधन किए गए थे । 


1071 GI/ 97 


(I ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3 (1)] 


1 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th April, 1997 
G . S.R . 238( E ).- In exercise of the powers conferred by section 22 of the National Cooperative Development Corpo 
ration Act, 1962 ( 26 of 1962 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Co 
operative Developnient Corporation Rules , 1975 , namely : 


1. (1) These rules may be called the National Cooperative Development Corporation (Amendment) Rules , 1997 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 


2 . 


In the National Cooperative Development Corporation Rules, 1975 , in rule 3, for sub -rule ( ii), the following sub 
rule shall be substituted , namely :- - 


" ( ii) The Minister of State in theMinistry of the CentralGovernment dealing with Cooperation or when he is 
not in position the Minister of State dealing with Animal Husbandry & Dairying or when he is also not in 
position the Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation , to be 
nominated by the CentralGovernment, shall be the Vice- President of the General Council." 


IF . No. H - 11013 / 7/ 96 -1 & P ] 
MOHAN KANDA , Jt. Secy . 


Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 477 dated 12 -4 - 1975 and subse 

quently amended vide number GSR 445 dated 27-3 -1976 , number GSR 592 dated 21 -4 -1979, number GSR 798 
dated 29- 8 - 1981 and number GSR 485 dated 9 - 11 - 1996 . 


Printed by theManager, Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


